निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 आश्विन 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 821 ) पटना , बुधवार , 29 सितम्बर 2021 


सं ० 3 ए - 2 - वे ० पु०- ( भ ० ) -08 / 2013-6600 @ foCE 

folk folk 


fo'k & 


I DY 

27 सितम्बर 2021 
i pe - d ich osu vk k ds vu lj viąjif { Ir os uelu eaos u @ i áku çkır dj jgs 
jkt ; 1 jdlj dsl jd lgh 1 sd 1 @ i alulikkx ; k @ i lfjolfjd i sluikex ; lad ks fnuld & 01 
07-2021 ds çlo 1 s 312 çfr'lr ds Iikku ij 356 çfr'ır egalbZHIK @ jkgr dh 
LoÑfr dsl adke 


वित्त विभाग के संकल्प सं०-8951 , दिनांक -11.11.2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार 
अपुनरीक्षित वेतन / पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से 312 प्रतिशत की दर से 
मंहगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी गयी थी । 

2 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक -1 / 3 / 2008- E - II ( B ) , दिनांक -13 . 
08.2021 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन / भत्ते प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों ( यानि 
जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है ) को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता / राहत की 
पूर्व स्वीकृत दर 312 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 356 प्रतिशत की स्वीकृत किया गया है । 

3- राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई 
भत्ता / राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है । 

4 vr Ed - fopkj kijke fu . KZ fy ; kt krk gSfd & 
( i ) पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे 

राज्य कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से 
312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी जाती है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 सितम्बर 2021 


( ii ) 

दिनांक 01.01.2006 के पूर्व एवं दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान 
( सम्प्रति अपुनरीक्षित ) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव 
से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के 
रूप में लाभ दिया जा चुका है , को दिनांक -01.07.2021 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता / राहत 

की दर 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया जाय । 
( iii ) महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान मूल वेतन / पेंशन एवं महंगाई वेतन / पेंशन के सम्मिलित 

योग के आधार पर परिगणित किया जायगा , किन्तु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन पर 

महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 
( iv ) महंगाई भत्ता / राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया 

जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । 
( v ) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । कोषागार पदाधिकारी 

द्वारा महालेखाकार / वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा 

किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा । 
5- उच्च न्यायालय , पटना / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् के कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक 
पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश , पटना उच्च 
न्यायालय / अध्यक्ष , बिहार विधान सभा / सभापति , बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा । 
v knsk & v Inšk fn ; kt krk gSfd bl 1dY dks foglj jk i = dsvxysvd eal olkkj.k 

dht kud kjh gs qçd If ' kr fd ; kt k A 


vinskIS 
ykskdeli flg ] 
I fpo 1 h Klu'A 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 821-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


